निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 आषाढ़ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 630 ) पटना , शुक्रवार , 14 जुलाई 2017 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

___ 6 जून 2017 
सं0 नि० प्रा०/ नि० 01 - 04/ 2017 - 459 — प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंधकारिणी समिति में 
अनुसूचित जाति / जनजाति , पिछड़े वर्गो एवं अति पिछड़े वर्गो के उपबंधित क्रमशः दो - दो स्थानों के आरक्षण के प्रावधान को 
अपवर्जित किये जाने के फलस्वरूप प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 327 दिनांक 11.05. 2017 द्वारा उक्त वर्गों के लिए 
निर्धारित निर्वाचन प्रतीकों को प्रबंधकारिणी समिति के सभी वर्गों के लिए समझा जाय । 
2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 327 दिनांक 11. 05.2017 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 630 - 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


